रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 / 99 


REGD . NO . D . L.-33004/ 99 


समयमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


. - 


. . 


. . 

" 


: : 
- 


- 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


PRO 


भाग - खण्ड1 
PART - Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


" VERNMENT DE 


- 


= - 


= 


सं . 187 ] 

नई दिल्ली, शुक्रवार , जुलाई 6, 2001/ आषाढ़ 15, 1923 
No. 187 ] 

___ NEWDELHI , FRIDAY, JULY 6, 2001 / ASADHA 15, 1923 
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

संकल्प 

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2001 . 
फा . सं . आर. डब्ल्यू / एन एच - 33037 / 5 / 2000 - एस एंड आर . - भारत सरकार, प्रत्येक राज्य में राजमार्ग गश्त और राजमार्ग 
परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए राजमार्ग प्राधिकरण, पुलिस एवं परिवहन विभागों को शामिल करके एक एकीकृत प्राधिकरण के गठन से 
संबंधित मुद्दे की जांच हेतु राज्य मंत्रियों की समिति ( निम्नलिखित पैरा 2 में दिए गए विवरण के अनुसार) गठित करने का संकल्प करती है । 


अध्यक्ष 


सदस्य 


2 . इस समिति का संघटन इस प्रकार है . 

राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार 
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

भारत सरकार 
(ii) गृह ( पुलिस) मंत्री, नागालैंड 
( iii) गृह ( पुलिस ) मंत्री, उड़ीसा 
( iv) गृह ( पुलिस ) मंत्री, आंध्र प्रदेश 
( v) परिवहन मंत्री, उत्तर प्रदेश 
( vi) परिवहन मंत्री, पंजाब 
( vii ) लो0नि0वि0 मंत्री, केरल 
( viii ) लो0नि0वि0मंत्री, महाराष्ट्र 
(ix ) मुख्य इंजीनियर ( आर) एस एंड आर , सड़क परिवहन 

और राजमार्ग मंत्रालय , भारत सरकार 


सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


, सचिव 


2128GI/ 2001 


THE GAZETTE QF INDIA : EXTRAORDINARY _ _ 


Part 1— Sec.1] 


PM 


3 . इसके अतिरिक्त , सचिव ( स0प0 और रा0), महानिदेशक ( स0वि0 ) एवं अपर सचिव , 
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय , भारत सरकार , अध्यक्ष , भा0रा0रा0प्रा0 , संयुक्त सचिव 
( परिवहन ), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय , भारत सरकार तथा गृह मंत्रालय के विशेष 
सचिव/ संयुक्त सचिव स्तर के एक प्रतिनिधि इस समिति के आमंत्रित अधिकारी होंगे 


a . 


समिति के विचारणीय विषय उपर्युक्त पैरा 1 के अनुसार होंगे । 


5 . इस समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा । यह समिति आवश्यकतानुसार निर्बाध 

और कुशल संचालन के लिए अपनी प्रक्रिया तैयार करेगी । इसके सदस्य अपना, व्यय स्वयं 
वहन करेंगे । 


6. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार इस समिति को सचिवालयी 
सहायता प्रदान करेगा । 
7 . यह समिति अपनी अधिसूचना की तारीख से तीन माह में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी । 


एस. सी . शर्मा, महानिदेशक ( सड़क विकास ) एवं अपर सचिव 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

. RESOLUTION 

___ New Delhi, the 6th July, 2001 
___ E. No. RW/ NH- 33037/ 5/ 2000 - S & R. --The Government of India resolves to constitute State Minister s 
Committee (as detailed in para 2 below ) to examine the issues relating to creation of a Unified Authority comprising 
Highway Authority, Police and Transport Departments in each State for Highway Patrolling and Protection of Highways 
Assets. 


The Composition of the Committee is as under: 


(ii) 


( iii ) 
(iv ) 


Minister of State ( Independent Charge ), 
Ministry of Road Transport 
and Highways , Govt. of India 
Home ( Police ) Minister, Nagaland 
Home (Police ) Minister, Orissa 
Home (Police ) Minister, Andhra Pradesh 

Transport Minister, Uttar Pradesh 
Transport Minister, Punjab 
PWD Minister, Kerala 
PWD Minister, Maharashtra 
Chief Engineer( R ) S & R ,Ministry of Road 
Transport & Highways, Govt. of India . 


Chairman 
Member 
Member 
Member 
Member 
Member 
Member 
Member 
Secretary 


( vi ) 
( vii) 
( viii) 
(ix ) 


[ YM 


V6 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


T 


IPI 


- - - - 


3 . In addition , Secretary (RT & H ), DG (RD ) & Additional Secretary , Ministry of Road Transport & 
Highways, Govt. of India , Chairman , NHAI, Joint Secretary ( Transport) Mo RT & H , Govt. of India and a 
representative of the Ministry of Home Affairs in the rank of Special Secretary /Joint Secretary shall be 
invitees to the Committee. 


7 . 


The Terms of Reference of the Committee will be as per para 1 above. 


5. The Headquarters of the Committee will be at New Delhi. The Committee will devise its own 
procedure for its smooth and efficient functioning, as is considered necessary . The members will bear their 
own expenditure . 


6 . The Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India will provide Secretarial assistance to this 
Committee. 


7 . 


The Comunittee will submit its report in three months time from its notification . 


S . C . SHARMA, Director General (Road Development) and Addl. Secy . 


Printod by the Managor, Govt. of India Prett , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Publishod by the Controllor of Publications, Delhi- 110034 . 


